निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ठ 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 466) पटना , शुक्रवार , 10 जून 2016 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - 


लं 


____ अधिसूचना 

9 फरवरी 2016 
सं0 1स्था० - 25/12 - 477/ वि०स० । — बिहार विधान - सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की प्रोन्नति के 
निमित्त अनुशंसा हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है : 
1. सचिव 

सभापति 
2. उप - सचिव ( स्थापन ) / अवर सचिव ( स्थापन ) 

सदस्य सचिव 
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार , बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
श्री भूषण कुमार झा , उप - सचिव 

सदस्य 
( वरीय उप - सचिवों में से मनोनयन के आधार पर ) 
5 . श्री मणिकान्त निराला, उप - सचिव 

सदस्य 
( अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रतिनिधि ) 
यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा । एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या - 1 , स्था० - 25 /12 - 468 , दिनांक 
06.02.2016 को विखंडित समझा जाए । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार, 
प्रभारी सचिव । 


__ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 466 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


